रजिस्ट्री सं० डी० एल -33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


" 


. . . 


REGD NO DL.30409 
भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


मयमवजयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART IISection3Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 7, 2002 / माघ 18, 1923 
NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 7, 2002/ MAGHA 18 , 1923 


stoni) 18 / 9 


सं . 75 ] 
No. 751 


संचार मंत्रालय 


( डाक विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2002 


सा . का.नि . 88( अ ). -- राष्ट्रपति एतद्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक 
एवं तार ( चयन ग्रेड पद ) भर्ती नियमावली, 1976 का आगे संशोधन करने के लिए, ऐसे संशोधन के पूर्व निष्पादित मामलों 
अथवा निष्पादित करने के लिए छोड़े गए मामलों के अलावा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


(i ) 


इन नियमों को डाक विभाग ( डाक एवं तार ( ययन ग्रेड पद) भर्ती( संशोधन) नियमावली, 2002 कहा जाए । 


( ii ) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे । 


2. 


डाक एवं तार ( चयन ग्रेड पद) भर्तीनियमावली, 1976 की अनुसूची में : 


( i) क्रम संख्या 4 और 5 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशःनिम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा : 


428 GI/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 30 ) 


3 


6 
लाग नहीं 


मुंबई को छोड़कर अन्य | 
स्थानों में स्थित विदेश 
डाकघरों सहित अन्य 
डाकघरों में उच्च चयन | 
ग्रेड- II 


4 

5 
सामान्य 15000- 150 - 
केन्द्रीय 8000 
सेवा 
अरापत्रित 
अननुसचिवीय 
समूह " ग " 
सामान्य 5000- 150 
केन्द्रीय 

8000 
सेवा 
अरापत्रित 
अननुसचिवीय 
समूह " ग " 


209 


रेलवे डाक सेवा कार्यालयों में 
उच्च चयन पेड- II 


7 
लागू नहीं 


8 
लागू नहीं 


9 
लागू नहीं 


10 
दो वर्ष 


11 
( क ) 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (मुंबई को छोड़कर 
अन्य स्थानों पर स्थित विदेश डाकघरों के पदों के | 


लिए ) 


( ख ) प्रोन्नति द्वारा ( डाकघरों के पदों के लिए ) 
(i) चयन- सह- वरिष्ठता के आधार पर 

33. 34 % , और 
( ii ) प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं से 

संबंधित अभिरूचि परीक्षा के माध्यम 

से 66.66 % 
टिप्पणी : परीक्षा का पाठ्यक्रम , विभाग द्वारा समय 
समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार 

होगा । 
लागू नहीं । यो वर्ष प्रोन्नति द्वारा ( डाकघरों के पदों के लिए) 

(1) चयन - सह- वरिष्ठता के आधार पर 

33 .34 % , और 
( ii ) प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं से संबंधित 
अभिरूचि परीक्षा के माध्यम से 66.66 % 
टिप्पणी : परीक्षा का पाठ्यक्रम , विभाग द्वारा समय 
समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


होगा । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


13 


| 1. पोस्टमास्टर जनरल या यदि ऐसे 
मुंबई को छोड़कर अन्य स्थानों में स्थित | कोई अधिकारी नहीं हो , तो पोस्टमास्टर | लागू नहीं 
विदेश डाकघरों के पदों के लिए : जनरल द्वारा नामित निदेशक डाक सेवाएं 

डाकघरों में निम्न चयन ग्रेड ( सामान्य 2. डाकरिल डाक सेवा पक्ष का एक 
लाइन ) और निम्न चयन पेड लेखाकार समूह क अधिकारी अधिमानतः 
जिन्होंने अपने संबद्ध पेडों में तीन वर्ष की निदेशक डाक सेवाएं जो पोस्टमास्टर 
नियमित सेवा पूरी कर ली है । 

जनरल द्वारा नामित हो । 

13. दूरसंचार पक्ष का एक समूह 
टिप्पणीः वे डाकघर और रेल डाक सेवा क अधिकारी 
लेखाकार जिन्होंने डाक एवं तार | 
निदेशालय के दिनांक 24.2. 81 के पत्र | 
संख्या 31/ 56 /79 - पीई । के तहत 380 
620/- रू का पुराना वेतनमान रखने का 
अपना विकल्प दिया है तथा बाद में निम्न 
चयन ग्रेड लेखाकार के बतौर पदोन्नत कर 
दिए गए, विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । 


हाकघरों के पदों के लिए 
| (i) 33.34 % के लिए - डाकघरों के उन 
| निम्न चयन ग्रेड कर्मचारियों से पोन्नति 
जिन्होंने निम्न चयन ग्रेड में नियमित सेवा 
के दस वर्ष पूरे कर लिए हों । 
( ii ) 66. 66 % के लिए- डाकघरों के उन 
निम्न चयन पेड कर्मचारियों से अभिरूयि 
परीक्षा के द्वारा प्रोन्नति जिन्होंने मानदंड 
आधारित निम्न चयन ग्रेड पदों में नियमित 
सेवा के 8 वर्ष पूरे कर लिए हो । 
(i) 33. 34 % के लिए- रेल डाक सेवा | 1. पोस्टमास्टर जनरल या यदि ऐसे कोई लाग नहीं 
कार्यालयों के उन निम्न चयन ग्रेड अधिकारी नहीं हो , तो पोस्टमास्टर जनरल 
कर्मचारियों से प्रोन्नति जिन्होंने निम्न चयन द्वारा नामित निदेशक डाक सेवाएं 
ग्रेड में नियमित सेवा के दस वर्ष पूरे कर | 2. डाकरिल डाक सेवा पक्ष का एक समूह 
लिए हों । 

" क * अधिकारी अधिमानतः निदेशक डाक 
(ii) 66.66 % के लिए - रेल डाक सेवा | सेवाएं जो पोस्टमास्टर जनरल द्वारा 
कार्यालयों के निम्न चयन पेड कर्मचारियों | नामित हो । 
से अभिरूचि परीक्षा के द्वारा प्रोन्नति 
जिन्होंने निम्न ययन ग्रेड पद आधारित | 3. दूरसंचार पक्ष का एक समूह क 
मानदंड में नियमित सेवा के 8 वर्ष पूरे कर अधिकारी 
लिए हों । 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY __ _ _ PART II _ SEc.3(1] 
( i ) क्रम संख्या 11 और 12 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां 

प्रतिस्थापित की जाएंगी । 


| 1 | 2 
11 डाकघरों में निम्न चयन 

ग्रेड 


3 
12960 


56 
4500 - 125 
7000 


4 
सामान्य 
केन्द्रीय 
सेवा 
अरापत्रित 
अनुसचिवीय 
समूह " ग " 
सामान्य 
केन्द्रीय 
सेवा 
अरापत्रित 
अनुसचिवीय 


3302 


12 | रेलवे डाक सेवा कार्यालयों में 

निम्न चयन ग्रेड 


4500- 125- 
7000 


लागू नहीं 


समूह ग 


8 
लाग नहीं 


9 
लागू नहीं 


लाग नहीं 


10 
दो वर्ष । प्रोन्नति द्वारा 

(i) चयन - सह -वरिष्ठता के आधार पर 
33. 34 % , और 
(ii ) प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं से संबंधित 
विभागीय मेरिट परीक्षा के माध्यम से 

66. 66 % 
टिप्पणी : परीक्षा का पाठ्यक्रम , विभाग द्वारा समय 
| समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार 

होगा । 
दो वर्ष प्रोन्नति द्वारा 

(I ) चयन- सह - वरिष्ठता के आधार पर 

33. 34 % , और 
( ii ) प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं से संबंधित 
विभागीय मेरिट परीक्षा के माध्यम से 66 .66 % 
टिप्पणी : परीक्षा का पाठ्यक्रम , विभाग द्वारा समय 
समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार 
होगा । 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 

13 

1. पोस्टमास्टर जनरल या यदि ऐसे कोई अधिकारी 
( i) 33. 34% के लिए- उन डाक नहीं हो , तो पोस्टमास्टर जनरल द्वारा नामित लागू नहीं 
सहायकों से प्रोन्नति जिन्होंने ग्रेड में | निदेशक डाक सेवाएं 
नियमित सेवा के 16 वर्ष पूरे कर | 2. डाकरिल डाक सेवा पक्ष का एक समूह क 
लिए हों । 

अधिकारी अधिमानतः निदेशक डाक सेवाएं 
( ii ) 66. 66 % के लिए- उन जो पोस्टमास्टर जनरल द्वारा नामित हो । 
डाक सहायकों से सीमित विभागीय 3 दूरसंचार पक्ष का एक समूह " क " अधिकारी 
मेरिट परीक्षा के माध्यम से प्रोबति 
जिन्होंने ग्रेड में नियमित सेवा के 
10 वर्ष पूरे कर लिए हो । 
(i) 33. 34 % के लिए- छंटाई | 1. पोस्टमास्टर जनरल या यदि ऐसे कोई लागू नहीं 
सहायकों से प्रोन्नति जिन्होंने ग्रेड में अधिकारी नहीं हो, तो पोस्टमास्टर जनरल द्वारा 
नियमित सेवा के 16 वर्ष पूरे कर नामित निदेशक डाक सेवाएं 
लिए हों । 


2 . डाकरिल डाक सेवा पक्ष का एक समूह 
(ii ) 66. 66 % के लिए - उन | " क " अधिकारी अधिमानतः निदेशक डाक सेवाएं 
छंटाई सहायकों से सीमित | जो पोस्टमास्टर जनरल द्वारा नामित हो । 
विभागीय मेरिट परीक्षा के माध्यम | 
से प्रोन्नति जिन्होंने पेड में नियमित | 3. दूरसंचार पक्ष का एक समूह " क " 
सेवा के 10 वर्ष पूरे कर लिए हो । | अधिकारी 


[ फा . सं. 137 - 10/ 96 - एसपीयी -II ] 

ए. के, दाम, निदेशक ( स्टाफ ) 
टिमणी :--- मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6/ 26 /73-एसपीबी- II दिनांक 30 . 09. 76 ( जी 
एसआर 1643 दिनांक 20. 11. 76) द्वारा प्रकाशित किए गए और इनमें तत्पश्चात् संशोधन किए गए 


अधिसुचना संख्या एवं तारीख 


राजपत्र अधिसूचना और तारीख 


(i) अधिसूचना सं. 202- 30/ 78- एसटीएन दिनांक 13.03.79 
( i ) अधिसूचना सं. 4- 10/ 79 - एसपीबी- II दिनांक 19. 06. 79 
( iii ) अधिसूचना सं. 4- 10/ 79 - एसपीबी- II दिनांक 16.1. 80 
( iv ), अधिसूचना सं. 6- 61/ 79 -एसपीबी- II दिनांक 11.02.82 
( v) अधिसूचना सं. 4- 11/80- एसपीबी- II दिनांक 16. 12. 82 
( vi ) अधिसूचना सं. 4- 10/ 79 - एसपीबी-II दिनांक 3. 4. 84 
(vii ) अधिसूचना सं. 4- 15/ 81 - एसपीबी- II दिनांक 23. 7. 84 
( vii ) अधिसूचना सं. 6- 61/ 79 - 1सपीबी-II( पार्ट ) दि . 17. 4. 86 
( ix ) अधिसूचना सं. 6- 6/ 85 - एसपीबी-II दिनांक 25 .07 .86 
( x ) अधिसूचना सं. 4- 3/92-एसपीबी- II दिनांक 15. 4. 93 


जीएसआर सं . 460 दिनांक 24. 3. 79 
जीएसआर सं. 895 दिनांक 30. 6. 79 
जीएसआर सं. 131 दिनांक 26. 1.80 
जीएसआर सं . 213 दिनांक 27. 2. 82 
जीएसआर सं. 148 दिनांक 06. 10. 83 
जीएसआर से. 498 दिनांक 19. 5.84 
जीएसआर सं. 873 दिनांक 18. 8.84 
जीएसआर से. 477 दिनांक 21. 6.86 
जीएसआर सं. 628 दिनांक 16. 8. 86 
जीएसआर सं. 270 दिनांक 29 .5. 93 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 (1)] 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


(Department of Posts) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 24th January , 2002 


G .S.R. 88(E). – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the posts 
and Telegraphs (Selection Grade Posts ) Recruitment Rules , 1976 , except as respects 
things done or omitted to be done before such amendments, namely : - 
1. (1) These rules may be called the Department of Posts [[Posts and Telegraphs 
(Selection Grade Posts)]Recruitment (Amendment) Rules , 2002. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette. 
2. In the Schedule to the posts and Telegraphs (Selection Grade Posts) Recruitment 
Rules, 1976 , 

0) for Sl. Nos. 4 and B and the entries relating thereto , the following Sl. 
Nos and entries shall respectively be substituted , namely: 


Not 
applicable . 


1T2 T3 T4 T 

Higher Selection 705 General 5000 -150 
Grade - II in Post 

Central 8000 
Offices including 

Services 
Foreign Post offices 

Non 
other than at Bombay. 

Gazetted 
Ministerial 

Group C . 
Higher Selection 209 General 5000 - 100 
Grade - II in Rallway 

Central 

8000 
Mail Services 

Sorvices 
Offices 

Non 
Gazetted 
Ministerial 
Group C . 


Not 
applicable. 


[ YTII — Lk 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8T 


L 


10 


Not 
applicable . 


Not applicable . Not 

applicable , 


| Two 
Years . 


(a ) By 100 per cent promotion 

( for posts in Foreign Post 
offices other than at 

Bombay ) 
(b ) By promotion (for posts in 

post offices) 
0 33 .34 % on the basis 

of selection - cum 

seniority ; and 
(11) 66 .66 % by means of 

an aptitude test 
relating to functional 

needs. 
Note : The details of the test 
shall be as per the 
administrative Instructions 
issued by the Department from 
time to time. 
By promotion 
(1) 33 . 34 % on the basis 

of selection - cum 
seniority ; and 
66 .66 % by means of 
an aptitude test 
relating to functional 

noads .. 
Note: The details of the test 
shall be as per the 
administrative instructions 
issued by the Department from 
time to time. 


Not 
applicable . 


Not applicable . Not 

applicable . 


Two 
Years . 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART II — Src 3 (1)] 


12 

13 

114 
For posts in Foreign Post Offices other than 1. A Director of Postal Not 
at Bombay : 

Services to be nominated by applica 
Lower Selection Grade (General the Postmaster General or if ble 
Line ) and Lower Selection Grade Accountants there are no such officers , 
in Post Offices , having completed three years the Postmaster General. 
regular service in their respective grades. 

2 . One group X officer of 
Note : The Post Office and Railway Mail the Postal /Railway Mall 
Service Accountants ,who have exercised their Service side , preferably a 
option to retain the defunct scale of Rs. 380 - Director of Postal Services to 
620 in terms of Posts and Telegraphs be nominated by the 
Directorate letter No . 31 / 56 /79 -PE - I dated Postmaster General, 
24 .2 .81 and later on promoted as Lower 
Selection Grode Accountants shall not be 3. A group A officer of 
eligible for consideration . 

Telecommunications side . 


For posts in Post Offices 
(i) For 33 .34 % -- Promotion from Lower 
Selection Grade officials in Post Offices who 
have put in not less than ten years of regular 
service in the Lower Selection grade . 
(ii ) For 66 .66 % - Promotion through an 
aptitude test from Lower Selection Grade 
Officials in Post Offices who have put in not 
less than 8 years of regular service in norm 
based Lower Selection Grade Posts . 
1) For 33 . 34 % - Promotion from lower 1. A Director of Postal Not 
Selection Grade officials in Railway Moil Services to be nominated by applica 
Service Offices who have put in not less than the Postmaster General or if ble " : 
ten years of regular service in the lower there are no puch officers , 
Selection grade . 

the Postmaster General. 
(ii) For 66 .66 % - Promotion through an 2 . One group A officer of 
aptitude test from Lower Selection Grade the Postal/ Railway Mail 
Officials In Railway Mail Service Offices who Service side , preferably a 
have put in not less than 8 years of regular Director of Postal Services to 
service in norm based Lower Selection Gicule be nominated by the 
Posts" . 

Postmaster General. 
3 . A group A officer of 
Telecommunications side . 


[ YPTI - G453 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii) for Sl. Nos. 11 and 12 and the entries relating thereto , the following Sl. Nos and 


entries shallrespectively be substituted, namely : - 
iT2 T3 

41 


HL 


12960 


Lower Selection 
Grade in Post 
Offices . 


Not 
applicable . 


General Central 4500 -125 
Services Non - 7000 
Gazetted 
Ministerial 
Group C . 
General Central 4500 -126 . 
Services Non - 7000 
Gazetted 
Ministerial 
Group C . 


12 


3302 


Not 
applicable. 


Lower Selection 
Grade in 
Railway Mall 
Service 
Offices . 


7 


T 


8 


T 9 


10 


Not 


applicable . 


Not 
applicable . 


Not 

Two By promotion 
applicable . Years. ( ) 33.34 % on the basis of 

selection -cum - seniority ; and 
(ii) 66 .66 % by means of promotion 
through a Departmental merit 
examination relating to functional 
needs. 
Note : The details of the 
examination will be as per the 
administrative Instructions issued 
by the Department from time to 

time 
Not 

Two By promotion 
applicable . Years . (i) 33 .34 % on the basis of 

selection - cum -seniority ; and 
(ii) 66 .66 % by means of promotion 
through a Departmental merit 
examination relating to functional 
needs . 
Note: The details of the 
examination will be as per the 
administrative Instructions lasued 
| by the Department from timno to 
time. 


Not 
applicable . 


Not 
applicable. 


42867/2002 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY 


Part II - Sec 3 (1) ] 


12 

13 

14 
For 33 .34 % - Promotion from 1. A Director of Postal Services Not 
Postal Aselstants who have put in to be nominated by the applicable . 
not less than 16 years of regular Postmaster General or if there 
service in the grade . 

are no such officers , the 
(tl) For 66 .66 % - Promotion Postmaster General. 
through a Limited Departmental 2. One group A officer of the 
marlt examination from Postal Postal/ Rallway Mall Service side , 
Assistants who have put in not les preferably a Director of Postal 
than 10 years of regular service in Services to be nominated by the 
the grade . 

Postmaster General. 
3. A group A officer of 

Telecommunications side. 
( ) For 33 .34 % -- Promotion from 1. A Director of Postal Services Not 
Sorting Assistants who have put in to be nominated by the applicable “. 
not less than 16 years of regular Postmaster General or if there 
service in the grade . 

are no such officers, the 

Postmaster General 
(11) For 66 .66 % - Promotion 2 . One group A officer of the 
through a Limited Departmental Postal/Railway Mall Service side , 
morit examination from Sorting preferably a Director of Postal 
Assistants who have put in not less Services to be nominated by the 
than 10 years of regular service In Postmaster General. 
the grade. 

3 . A group X officer of 
Telecommunications side . 

F No 137 - 10 /96 - SPB - II ] 


A K DASH , Director (Staff ) 
Note :-- - The Principal rules were published in the Official Gazette vide Notification 
No.6 /26 /73-SPB. II dated 30 -09 -76 (GSR 1643 dated 20-11 - 76 ) and subsequently 
amended by 
Ne and date of Notification 

Particulara of Gazette 

Notification and date 
) Notification No 202 - 30 / 78 - STN dated 13 - 3- 79 GSR No.460 dated 24 .3 .79 
(U ) Notification No. 4 - 10 / 79 - SPB II dated 19 - 6 - 79 ASR No.895 dated 30 .6 .79 
(ii) Notification No.4 - 10 /79 - SPB . II dated 16 - 1-80 GSR No.131 dated 26 .1.80 
( iv ) Notification No .6 -61/ 79 - SPB . II / pt. dated 11- 2 -82 SR No.213 dated 27 .2 .82 
(v ) Notification No.4 - 11 /80 - SPEII dated 16 - 12 -82 GSR No. 148 dated 1 . 10 .83 
(vi) Notification No .4 - 10 / 79 - SPB . II dated 3 -4 - 84 GSR No .498 dated 19 .5.84 
(VII) Notification No. 4 - 16 / 81 - SPB. II dated 23 - 7 -84 GSR No. 873 dated 18 .8 .84 
(viii) Notification No .6- 61 / 79 - SPB .II (pt) dated 17 - 4- 86 6SR No. 477dated 21.6 .84 
( ix ) Notification No.6- 6 /85 - SPB . II dated 25 -7 -86 GSR No. 628 dated 16 .8 .86 
(x ) Notification No.4 - 3 / 92 - SPB . II dated 16 - 4_ 93 BSR No.270 dated 29 .6 .93 


Printed by the Manager, Govt of India Pron , Ring Road, Maynpun , Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110054 


